शासन 


ii 
. 


पंजीयन क्रमांक 
“ छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2013 - 2015. " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी . 2 - 22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से. भिलाई, दिनांक 
30 - 05 - 2001. " 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 9 ] 


रायपुर, शनिवार, दिनांक 5 जनवरी 2019 - पौष 15 , शक 1940 


छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग 
दाऊ कल्याण सिंह भवन ( पुराना मंत्रालय ) के समीप, रायपुर 


रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2019 


अधिसूचना 


तय 


क्रमांक एफ 66 -1 / तीन ( दो )/ न. पा ./निर्वा. परिणाम / 2018 / 25. - छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम - 1961 की धारा 47 (3) के उपबन्ध 
तथा छत्तीसगढ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 75 " झ ” के अनुसरण में , एतदद्वारा, यह अधिसचित 
रतनपुर , जिला -बिलासपुर के अध्यक्ष को अपने पद से वापस बुलाये जाने के संबंध में संपन्न निर्वाचन में दिनांक 03 जनवरी 2019 को घोषित परिणाम के 
अनुसार श्रीमती आशा सूर्यवंशी, अध्यक्ष पद पूर्ववत् धारण करती रहेंगी. 


हस्ता./ 


(जिनेविवा किंडो) 

सचिव . 


17 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019 . 


